18 


. 


.PP 


. 


. 


in 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 पौष , 193 6 ( श०) 


संख्या 11 राँची, शुक्रवार 


9 जनवरी, 20 15 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
7 जनवरी, 2015 


संख्या- 1/ पी0-121 / 2003 का .. 134-- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री बी0के0 त्रिपाठी , भा. प्र. से. ( झाः83) को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक इन्हें सदस्य , राजस्व पर्षद , झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया 
जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 9 जनवरी, 2015 


संख्या- 1/ पी0-121/ 2003 का .. 135-- अपर मुख्य सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची 
के पद पर पदस्थापित श्री विष्णु कुमार, भा . प्र. से. ( झाः83 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
इन्हें अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य वित्त आयोग , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 1/ पी0-121 / 2003 का .. 136 -- प्रधान सचिव, पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल ) 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री के0 विद्यासागर, भा. प्र. से. ( झाः85 ) को स्थानान्तरित 
करते हुए अगले आदेश तक इन्हें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड , 
राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1/ पी0 -121 / 2003 का .. 137 -- प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री एन0एन0 सिन्हा, भा . प्र. से . ( झाः87 ) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रधान सचिव, 
पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल) विभाग, झारखण्ड , राँची एवं प्रधान सचिव, सूचना 
प्रौद्योगिकी विभाग, झारखण्ड , राँची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या- 1/ पी0-121 / 2003 का .. 138-- प्रधान सचिव , भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री सुखदेव सिंह, भा . प्र. से . ( झा :87) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें प्रधान 
सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


2. श्री सिंह अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग , 
झारखण्ड, राँची एवं प्रधान सचिव, राष्ट्रीय बचत , झारखण्ड, रांची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या- 1/ पी0-121 / 2003 का . 139 -- सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित 
श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, भा . प्र. से . ( झाः91 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें सचिव , 
पेयजल स्वच्छता विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


2. श्री सिंह अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग , 
झारखण्ड , राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या- 1/ पी0-121/ 2003 का .. 140 -- सचिव , निबंधन विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री 
नितिन मदन कुलकर्णी, भा .प्र. से. ( झाः95 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें सचिव, कृषि 
एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


2. श्री कुलकर्णी अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ सचिव , निबंधन विभाग, झारखण्ड , 
राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 9 जनवरी, 2 0 15 


संख्या- 1/ पी0-121/ 2003 का .. 141 -- सचिव, परिवहन विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री 
के0के0 सोन, भा . प्र. से. ( झा :98) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य 
विभाग, झारखण्ड , राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार बाजपेयी, 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 11 - 50 । 


